इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


क्रमांक 37 ] 


सत्यमेव जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 

प्राधिकार से प्रकाशित 

भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 16 सितम्बर 2022 - भाद्र 25 , शक 1944 


पुराना नाम 

( स्वाति तिवारी ) 


( G - 1585 ) 


भाग 3 ( 1 ) 

विज्ञापन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती स्वाति अनिकेत शर्मा पत्नी श्री अनिकेत शर्मा निवासी शासकीय 

— 

आवास क्र . जी - 97/27 , तुलसी नगर , भोपाल ( म.प्र . ) की निवासी हूं पहले मेरा नाम कु . स्वाति तिवारी पुत्री श्री दिनेश तिवारी 
था , अब मेरा नवीन नाम श्रीमती स्वाति अनिकेत शर्मा पत्नी श्री अनिकेत शर्मा हो गया है . अतः मुझे भविष्य में श्रीमती स्वाति 
अनिकेत शर्मा पत्नी श्री अनिकेत शर्मा के नाम से ही जाना व पहचाना एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाए . 


अन्य सूचनाएं 

नाम परिवर्तन 


1017 


नया नाम 

स्वाति अनिकेत शर्मा ) 


1018 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2022 

नाम परिवर्तन 

मैं , प्रियंवदा जादौन ( Priyamvada Jadon ) D / o श्री आर . पी . एस जादौन , निवासी मकान नंबर , 20 गोल्ड विला , 
आकृति इको सिटी , भोपाल यह घोषणा करती हूं कि पूर्व में मेरा नाम सौम्या जादौन ( Saumya Jadon ) था . जो अब परिवर्तित 
होकर प्रियंवदा जादौन ( Priyamvada Jadon ) हो गया है . अब मैं इसी नाम का उपयोग करती हूं व आगे इसी नाम से जानी , 
पहचानी जाउंगी . भविष्य में भी मुझे इसी नाम अर्थात् प्रियंवदा जादौन ( Priyamvada Jadon ) से संबोधित किया जाये व 
समस्त संव्यवहार इसी नाम से किये जायें . 


पुराना नाम 

( सौम्या जादौन ) ( Saumya Jadon ) 

( G - 1586 ) 


( G - 1587 ) 


नाम परिवर्तन 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम आधार कार्ड नं . 608431935918 में राजेंद्र गामी के नाम से दर्ज 
है . मेरे पुत्र विवेक गामी की दसवीं एवं ग्यारहवीं की अंकसूची में मेरा नाम राजेश गामी व मेरी पत्नी का नाम आशा गामी दर्ज 
है जो कि असत्य एवं गलत है . जबकि मेरा सही नाम राजेंद्र गामी व मेरी पत्नी का नाम अनुसुइया बाई गामी है , मुझे राजेंद्र 
गामी एवं मेरी पत्नी को अनुसुइया बाई गामी के नाम से जाना जाए . 

( राजेंद्र गामी पिता रामकिशन ) 


[ भाग 3 ( 1 ) 


Old Name 

( Bharti Bhambhani ) 


नया नाम 

( प्रियंवदा जादौन ) ( Priyamvada Jadon ) 
20 - गोल्ड विला , आकृति इको सिटी , 
भोपाल , मध्यप्रदेश . 


( G - 1588 ) 


CHANGE OF NAME 


I , Mrs. Deeya Kalyani W / o Mr. Naresh Kalyani R / o A New 15 / 149 , Behind Sindhu Sabha 
School , Bairagarh , Bhopal ( M.P. ) , hereby declare that before marrige my name was 
Ku . Bharti Bhambhani D / o Mr. Kessomal Bhambhani . I got married according to Hindu customs 
on date 2nd June 2006 with Mr. Naresh Kalyani & After Marrige my name has been changed as 
Mrs. Deeya Kalyani W / o Mr. Naresh Kalyani , after marrige I Known as Mrs. Deeya Kalyani 
W / o Mr. Naresh Kalyani for all purposes on every records . 


सत्यापनकर्ता 

( राजेंद्र गामी पिता रामकिशन ) 
ग्राम कनार्दी , तहसील तराना , 
जिला , उज्जैन , मध्यप्रदेश . 


New Name 

( Deeya Kalyani ) 
Resident of A New 15 / 149 , 
Behind Sindhu Sabha School , 
Bairagarh , Bhopal ( M.P. ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2022 

CHANGE OF NAME 

I , MANISH KUMAR GOAD have changed my name to MANISH GAUD S / o HARI VILAS 
GAUD and now I would be known as MANISH GAUD S / o HARI VILAS GAUD . 


भाग 3 ( 1 ) ] 


Old Name 

( MANISH KUMAR GOAD ) 


( G - 1589 ) 


Old Name 

( MAHAKSHARMA ) 


CHANGE OF NAME 

I , MAHAK SHARMA have changed my name to MAHAK DUA W / o PULKIT DUA and now 
I would be known as MAHAK DUA W / o PULKIT DUA . 


( G - 1590 ) 


पुराना नाम 

( धर्म सिंह डुडवे ) 
( Dharm singh dudve ) 


( G - 1591 ) 


New Name 

( MANISH GAUD ) 
ANUP TAKIJK PICHE 
23 , SHIVA SHAKTI CITY , 
INDORE ( M.P. ) 


नाम परिवर्तन 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम धर्म सिंह ( Dharm Singh dudve ) था कि अब बदलकर 
धरमसिंह डुडवे ( Dharam Singh dudve ) हो गया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे . 


1019 


( G - 1592 ) 


पुराना नाम 

( अन्नू लालवानी ) 


New Name 

( MAHAKDUA ) 

402 , VISHAL TOWER , 

90 , CHANDRALOK COLONY , 
INDORE ( M.P . ) . 


नाम परिवर्तन 

मैं , आराध्या जयसिंघानी पत्नी श्री रजत जयसिंघानी सर्वसाधारण को सूचित करती हूं कि मेरा विवाह पूर्व का नाम अन्नू 
लालवानी पुत्री श्री तारा चन्द्र लालवानी था जो मेरे शैक्षणिक प्रमाण - पत्र एवं शासकीय , अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में लिखा गया 
है मेरा विवाह सिन्धी रीति रिवाज से हो जाने के कारण मेरा नाम आराध्या जयसिंघानी पत्नी श्री रजत जयसिंघानी हो गया 
है , और वर्तमान में मैं आराध्या जयसिंघानी के नाम से ही जानी पहचानी एवं पुकारी जाती हूं . अतः मेरे शैक्षणिक प्रमाण - पत्र 
एवं शासकीय / अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में मेरा नाम अन्नू लालवानी के स्थान पर आराध्या जयसिंघानी लिखा एवं पढ़ा जाए . 
आमजन एवं सर्वजन सूचित हों . 


नया नाम 

( धरमसिंह डुडवे ) 

( Dharam singh dudve ) 
पता - ग्राम धावड़ी , पोस्ट चाचरिया , 
तेह . सेंधवा , जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश . 


नया नाम 

( आराध्या जयसिंघानी ) 
पत्नी श्री रजत जयसिंघानी 
पता- मेवाती नगर , गोमती की फड़ी , 
सिकन्द कम्पू , ग्वालियर . 


1020 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2022 

नाम परिवर्तन 

मैं , राजा मियां पुत्र रियाज मोहम्मद , निवासी सी - सेक्टर 111 , इन्द्रा नगर , बाग उमराव दुल्हा , भोपाल ( म.प्र . ) यह कि मेरा 
नाम राजा मियां ( Raja Miyan ) है जो कि मेरे आधार कार्ड , पेनकार्ड , समस्त दस्तावेजों में अंकित है , मैं अपना नाम राजा 
मियां से परिवर्तित कर आफताब खॉन ( Aftab Khan ) कर रहा हूं . भविष्य में मुझे मेरे नये नाम आफताब खान से ही जाना 
एवं पहचाना जावे एवं समस्त अभिलेखों में अपना यही नवीन नाम अंकित करूंगा . 


पुराना नाम 

( राजा मियां ) ( Raja Miyan ) 
पुत्र रियाज मोहम्मद ( Riyaz Mohammad ) 
( G - 1593 ) 


[ भाग 3 ( 1 ) 


( G - 1594 ) 


जाहिर सूचना 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स कावेरी कोल्ड स्टोरेज फर्म जिसका पता- 29 , रामकृष्ण गंज , खंडवा 
जिसका पंजीयन क्रमांक 03/32/01/0055 / 15 दिनांक 25-09-2014 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है , जिसके भागीदार 
1. श्री आनंद माहेश्वरी पिता श्री सत्यनारायण माहेश्वरी 2. श्री अनुराग राठी पिता श्री मांगीलाल राठी 3. श्री गोपालदास अग्रवाल 
पिता श्री बद्रीनारायण अग्रवाल थे . तत्पश्चात् दिनांक 13-12-2019 को श्री गोपालदास अग्रवाल पिता श्री बद्रीनारायण अग्रवाल 
जी का देहावसान हो गया था एवं दिनांक 14-12-2019 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा श्री पियूष अग्रवाल 
पिता स्व . श्री गोपालदास अग्रवाल भागीदारी फर्म फर्म मेसर्स कावेरी कोल्ड स्टोरेज में सम्मिलित हो गये थे . तत्पश्चात् दिनांक 
30-06-2022 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. श्री पियूष अग्रवाल पिता स्व . श्री गोपाल दास अग्रवाल भागीदारी फर्म मेसर्स 
कावेरी कोल्ड स्टोरेज से पृथक हो गये हैं भागीदार ने फर्म मेसर्स कावेरी कोल्ड स्टोरेज से अपना पूर्ण हिसाब किताब कर लिया 
है तथा कुछ भी लेना - देना शेष नहीं है . 

यह विदित हो . 


नया नाम 

( आफताब खान ) ( Aftab Khan ) 
पुत्र रियाज मोहम्मद ( Riyaz Mohammad ) 


( G - 1595 ) 


तर्फे 

मे . कावेरी कोल्ड स्टोरेज 

1. श्री आनंद माहेश्वरी 

2. श्री अनुराग राठी 


आम सूचना 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स माँ वैष्णो बिल्डर्स पिपरसानिया मुहल्ला छतरपुर ( म.प्र . ) पंजीयन क्र . 
06 / 12 / 01 / 00021 / 09 पंजीयन दिनांक 09-07-2009 को गठित होकर पंजीयत हुई जिसमें शशि कान्त चतुर्वेदी 
प्रदुम्न सिंह , श्रीमती हेमलता सोलंकी , अभिलेख सिंह सोलंकी , श्रीमति ममता चतुर्वेदी भागीदार थे और दिनांक 01-04-2021 
को शशि कान्त चतुर्वेदी एवं प्रदुम्न सिंह ने अपनी स्वेच्छा से फर्म से बाहर हो गये और दिनांक 01-04-2021 को प्रणय प्रताप 
सिंह सोलंकी फर्म में शामिल हो गए हैं . आज दिनांक 01-04-2021 से संशोधित फर्म में निम्नलिखित भागीदार हैं अभिलेख 
सिंह सोलंकी , श्रीमति हेमलता सोलंकी , श्रीमति ममता चतुर्वेदी , प्रणय प्रताप सिंह सोलंकी एवं आज दिनांक 01-04-2021 को 
कार्यालय का स्थानांतरण हो गया है , तो आज दिनांक 01-04-2021 से भवन क्रमांक 108 , वार्ड क्र . 17 , श्री प्रहलाद पुरम 
मजरा ताखा , झाँसी रोड , टीकमगढ़ , तहसील टीकमगढ़ , जिला - टीकमगढ़ ( म.प्र . ) पर कार्यालय स्थित हो गया है . 

सूचनाकर्ता , 
हेमलता सोलंकी , 
भागीदार , 

मेसर्स माँ वैष्णो बिल्डर्स . 


भाग 3 ( 1 ) ] 


प्र . क्र . 04 - बी – 113-2022-23 


1 . 


प्रारूप- पांच 

देखिये नियम 5 ( 1 ) ] 

[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट्स एक्ट , 1951 की धारा 5 ( 1 ) व 5 ( 2 ) के अंतर्गत ] 

सामाजिक पंजीयन , लोक न्यास , शुजालपुर , जिला 

शाजापुर , मध्यप्रदेश 

आवेदक श्री इन्दरसिंह जी परमार पुत्र श्री भेरूलाल परमार , निवासी - 459 , नानी बाखल , ग्राम पोचानेर , तहसील 
कालापीपल , जिला शाजापुर द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 से अभिप्राय के लिये शालिगराम तोमर 
सेवा न्यास का पंजीकरण एवं मानव सेवा व स्वास्थ्य व अन्य सेवा प्रदान करना तथा लोक न्यास धार्मिक एवं पारमर्थिक न्यास , 
शुजालपुर पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है . उक्त ट्रस्ट की चल , अचल सम्पत्ति पंजीयन हेतु मेरे 
न्यायालय में प्रकरण चल रहा है , जिस पर दिनांक 03 अक्टूबर 2022 को मेरे द्वारा विचार किया जावेगा उक्त लोक न्यास की 
चल , अचल सम्पत्ति के पंजीयन किये जाने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव हो , तो दो प्रतियों में 
इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त किसी आपत्ति या सुझाव पर कोई विचार 
नहीं किया जावेगा . 

न्यास का मुख्यालय 


2 . 


3 , 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2022 

न्यायालयों की सूचनाएं 

कार्यालय , रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी , शुजालपुर , 
जिला शाजापुर , मध्यप्रदेश 


4 . 


न्यास का कार्यक्षेत्र 

न्यास का उद्देश्य 


1 . 


चल सम्पत्ति 

2. अचल सम्पत्ति 


न्यास आय के साधन 

चल - अचल सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है : 


( G - 1596 ) 


[ 


1021 


वर्तमान में ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय 11 , श्रीनगर , शुजालपुर , मंडी रहेगा तथा 
भविष्य में कार्यालय स्थानांतरित भी किया जा सकेगा . 


संपूर्ण भारत वर्ष होगा . 

ग्रामीण , वनवासी , शैक्षणिक एवं सामाजिक दृष्टि से उपेक्षित क्षेत्रों के सर्वांगीण 
विकास के लिए शिक्षा स्वास्थ्य , स्वावलंबन हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण , वाचनालय , 
व्यायाम शाला आदि के विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमों का संचालन करना एवं 
प्रचार , प्रसार करना इत्यादि . 

न्यास पंजीकृत होने के बाद न्यास की आय एवं दान - पत्र से आय होगी . 


वर्तमान में 05 लाख रुपये है . 

वर्तमान में निरंक . 


सत्येन्द्रसिंह , अनुविभागीय अधिकारी . 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2022 

[ भाग 3 1 ) 

न्यायालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार , पब्लिक ट्रस्ट , अनूपपुर , जिला अनूपपुर , मध्यप्रदेश 
अनूपपुर , दिनांक 12 अगस्त 2022 

[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 5 ( 2 ) एवं पब्लिक ट्रस्ट नियम 1952 के नियम 5 ( 1 ) के अंतर्गत ] 
समक्ष रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट , अनूपपुर , जिला अनूपपुर , मध्यप्रदेश 

क्र . री . - एसडीओ- ट्रस्ट- 2022.- जैसा कि जय शम्भूदेव सेवा संस्थान आरापाठ धाम छिल्पा , तहसील व जिला अनूपपुर , 
मध्यप्रदेश ने मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम , 1951 की धारा -4 के अंतर्गत एक आवेदन पत्र अनुसूची में दर्शाई गई संपत्ति 
के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है . 


1022 


एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदनपत्र मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 4 अक्टूबर 2022 को विचार किया 
जावेगा . कोई भी व्यक्ति द्वारा ट्रस्ट या संपत्ति में हित रखता हो और आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों , लिखित में दो प्रतियों 
में इस सूचना के प्रकाशन के माध्यम से या अधिवक्ता के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी 
लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है . उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा . 

अनुसूची 

जय शम्भूदेव सेवा संस्थान आरापाठ धाम छिल्पा 

ग्राम छिल्पा , पोस्ट छिल्पा , थाना भालूमाडा , तहसील व जिला अनूपपुर ( म.प्र . ) 
ग्राम छिल्पा की आ.नं. 2528 / 1 रकवा 0.234 हे . का अंश रकवा 0.020 हे . 
कमलेश पुरी , उपखण्ड अधिकारी . 


1. ट्रस्ट का नाम 

पता 
अचल संपत्ति 


2 . 


( G - 1597 ) 

कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार , पब्लिक ट्रस्ट , तहसील कोलार , जिला भोपाल , मध्यप्रदेश 
[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 5 ( 1 ) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1952 के नियम 5 ( 1 ) के अंतर्गत ] 

प्र . क्र . 0005 – बी– 113-2022-23.- जैसा कि आवेदक श्री अशोक कुमार जैन आ . श्री कंछेदी लाल जैन निवासी - 02 डी . 
के . देवस्थली फेस -2 बावड़ियाकलॉ भोपाल द्वारा " सिंघई कन्छेदीलाल शीलन बाई परमार्थिक ट्रस्ट " ट्रस्ट कार्यालय - 02 डी . 
के . देवस्थली फेस - 2 बावड़ियाकलॉ भोपाल का पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है . 


एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 19 सितम्बर 2022 को विचार में 
लिया जावेगा . कोई भी व्यक्ति ट्रस्ट में या संपत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो , लिखित में 
दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के " एक माह के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं अथवा 
अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है . उपर्युक्त 
अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा . 


1. ट्रस्ट का नाम व पता 


2 . 


3 . 


चल संपत्ति 

अचल संपत्ति 


I 
I 


अनुसूची 

" सिंघई कन्छेदीलाल शीलन बाई परमार्थिक ट्रस्ट ' 

पता - 02 डी . के . देवस्थली फेस - 2 बावडियाकलॉ भोपाल 

10000 / - ( राशि रुपये दस हजार मात्र ) 

ग्राम बरखेड़ा पठानी प.ह. 19 स्थित भूमि खसरा क्रमांक 397 / 2 ( नया ख.क्र . 
397 / 18 रकबा 0.107 हेक्टर ) . 


आज दिनांक 18 अगस्त 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया . 

( G - 1598 ) 


क्षितिज शर्मा , अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार 


भाग 3 ( 1 ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2022 

अन्य सूचनाएं 

कार्यालय , परिसमापक सहकारी समितियां , जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश 


क्र . 

( 1 ) 


टीकमगढ़ , दिनांक 1 सितम्बर 2022 

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 ( ग ) के अंतर्गत निम्नांकित सहकारी समितियों को म.प्र . सहकारी 
सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 ( 1 ) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त 
किया गया है . 


1 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

6 . 


संस्था का नाम 

( 2 ) 


महिला बहु उद्देशीय सह समिति मर्या . मैंदवारा 
महिला बहु . उद्देशीय सह समिति मर्या . उदयपुरा 
जय मां यातायात सह . समिति मर्या . पलेरा 
हाथकरधा बुनकर सह . समिमि मर्या . पेतपुरा 
बुनकर सह समिति मर्या . कुड़याला 

जलदेवी मत्स्य सह . समिति मर्या . गुदनवार 


पंजीयन क्रं . एवं दिनांक 
( 3 ) 


567 / 29-05-1998 

606 / 06-10-1998 

444 / 02-11-1992 

30212-03-1989 

331 / 27-07-1983 

453 / 31-05-1997 


1023 


यह सूचना पत्र आज दिनांक 1 सितम्बर 2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया . 

( G - 1599 ) 


परिसमापन आदेश क्र . / दिनांक 
( 4 ) 


1291 / 30-08-2012 

1293 / 30-08-2012 

166 / 03-03-2015 

163 / 03-03-2015 

37 / 27-01-2015 

1835 / 17-12-2021 


अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 67 ( ग ) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को 
एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना पत्र के प्रकाशन के 2 माह की 
अवधि में प्रमाण सहित मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकेंगे , त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित 
होने के दायित्वाधीन होंगे . यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने काई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा 
( क्लेम ) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये 
समझे जावेंगे , उक्त सूचना के पश्चात् यदि किसी सदस्य / पदाधिकारी / दावेदार द्वारा संपर्क नहीं किया गया तो आगामी 
कार्यवाही की जावेंगी , दस्तावेजों के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय के रिकार्ड के आधार पर अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया 
जावेगा . 


मनोज कुमार मनकेले , सहकारी निरीक्षक . 


कार्यालय , उप पंजीयक , सहकारिता , जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश 
टीकमगढ़ , दिनांक 27 दिसम्बर 2021 

क्र . - परि . - 2021-1902 - कार्यालयीन आदेशों के द्वारा श्री एच . के . झाम सहकारी निरीक्षक एवं डी . के जैन सहकारी 
निरीक्षक को निम्न संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया था . श्री झाम का स्वर्गवास होने व श्री जैन का सेवानिवृत्त 
हो जाने के कारण आदेश में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है . 

अतः श्री एच.के. झाम एवं श्री डी . के . जैन के स्थान पर आदेश में आंशिक संशोधित करते हुए निम्न संस्थाओं में श्री मनोज 


1024 


मनकेले , सहकारी निरीक्षक परिसमापक नियुक्त किया जाता है . 

पंजी क्र . 

दिनांक 

( 3 ) 


क्र . 


( 1 ) 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


संस्था का नाम 
पंजीकृत पता 
( 2 ) 


क्र . 


महिला बहु उद्देशीय सह समिति 
मर्या . , मेदवारा . 


( 1 ) 


महिला बहु उद्देशीय सह समिति 
मर्या . , उदयपुरा . 


1 


जय मा यातायात सह . समिति 
मर्या . , पलेरा . 


( G - 1600 ) 


हाथकरघा बुनकर सह समिति 
मर्या . , पेतपुरा . 


बुनकर सह . समिति मर्या . , 
कुडयाला . 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2022 


567 


संस्था का नाम 

व पता 

( 2 ) 


( G - 1601 ) 


606 


444 


( 4 ) 


परिसमापन आदेश पूर्व पशासक 

का नाम 

/ दिनांक 
( 5 ) 

( 6 ) 

एच.के.झाम 


29-05-1998 1291 / 30-8-12 


6-10-1998 1293 / 30-8-12 


2-11-1992 166 / 03-03-15 


331 27-07-1963 37 / 27-01-15 


पंजीयन क्रमांक 
/ दिनांक 
( 3 ) 


एच.के. झाम 


टीकमगढ़ , दिनांक 30 अगस्त 2022 

क्र . - परि . - 2022.- कार्यालयीन आदेश के द्वारा श्री कुलदीप अहिरवार , सहकारी निरीक्षक को जलदेवी मत्स्य सहकारी 
समिति मर्यादित गुदनावरा का परिसमापक नियुक्त किया गया था . श्री कुलदीप अहिरवार , सहकारी निरीक्षक के पास 
कार्यालयीन कार्य अधिक होने के कारण आदेश में आंशिक संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है . 


एच.के. झाम 


अतः श्री कुलदीप अहिरवार , सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री मनोज कुमार मनकेले , सहकारी निरीक्षक को परिसमापक 
नियुक्त किया जाता है . 


परिसमापन आदेश 
/ दिनांक 
( 4 ) 


जलदेवी मत्स्य सहकारी 453 / 31-05-1997 1835 / 17-12-2021 
समिति मर्यादित गुदनवारा 


[ भाग 3 ( 1 ) 


302 12-03-1989 163 / 03-03-15 छोटेलाल कोरी श्री मनोज मनकेले 

सहकारी निरीक्षक 


वर्तमान प्रशासक 

का नाम 
( 7 ) 


श्री मनोज मनकेले 
सहकारी निरीक्षक 


श्री मनोज मनकेले 
सहकारी निरीक्षक 
श्री मनोज मनकेले 
सहकारी निरीक्षक 


छोटेलाल कोरी श्री मनोज मनकेले 
सहकारी निरीक्षक 

मनोज कुमार मनकेले , उप पंजीयक , 


पूर्व परिसमापक वर्तमान परिसमापक 

का नाम 

का नाम 

( 5 ) 

( 6 ) 


श्री कुलदीप अहिरवार श्री मनोज कुमार 
सहकारी निरीक्षक 

मनकेले 

सहकारी निरीक्षक 

मनोज कुमार मनकेले , उप पंजीयक 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2022 

मध्यप्रदेश 

कार्यालय , उप पंजीयक सहकारी संस्थाऐं , जिला सिवनी , 
सिवनी , दिनांक 29 अगस्त 2022 

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटीज नियम 1962 के नियम 57 ( ग ) के तहत् दावे एवं आपत्तियों की सूचना 

क्र. परि . - 22-836.– उप पंजीयक सहकारी संस्थाऐं , जिला सिवनी द्वारा निम्नलिखित ( कॉलम नंबर 02 में वर्णित ) 
सहकारी समितियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम नंबर 04 में वर्णित आदेश के अंतर्गत मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटीज 
अधिनियम 1960 की धारा 69 ( 2 ) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया 
गया है : 


भाग 3 ( 1 ) ] 


क्रं 
. 


( 1 ) 


1 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


6 . 


7 . 


8 . 


परिसमापनाधीन संस्था का नाम 
( 2 ) 


महावीर बीज उतपादक सहकारी समिति 
मर्यादित , खामी . 


हमारा दफ्तर हमारा घर सहकारी समिति 
मर्यादित , कलेक्टोरेट सिवनी . 


हमारा दफ्तर हमारा घर साख सहयोग 

साहूलियत सहकारी समिति मर्यादित सिवनी , 
सेल्फ एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज एजुकेशन 
सहकारी समिति मर्यादित , सिवनी . 
स्वतंत्र युवा शक्ति संगठन सहकारी समिति 
मर्यादित , सिवनी . 


संरक्षण सांस्कृतिक पुरातत्व एवं पर्यावरण 
संरक्षण संवर्धन सहकारी समिति मर्यादित , 
सिवनी . 


दिव्य प्रेम महिला सहकारी समिति 

मर्यादित , सिवनी . 


सूचना तकनीकी सेवा सहकारी समिति 
मर्यादित , सिवनी . 


पंजीयन क्रं . एवं दिनांक 
( 3 ) 


1086 / 28-06-2014 


951 / 28-06-2014 


952 / 28-06-2014 


953 / 28-06-2014 


956 / 28-06-2014 


959 / 28-06-2014 


963 / 28-06-2014 


967 / 28-06-2014 


1025 


परिसमापन आदेश क्र . / दिनांक 
( 4 ) 


1636 / 08-08-2022 


1718 / 16-08-2022 


1719 / 16-08-2022 


1720 / 16-08-2022 


1722 / 16-08-2022 


1724 / 16-08-2022 


1726 / 16-08-2022 


1728 / 16-08-2022 


2 

अतः मैं , ध्रुव कुमार झारिया , अंकेक्षण अधिकारी एवं परिसमापक सहकारी संस्थायें , जिला सिवनी , मध्यप्रदेश सहकारी 
सोसाइटीज नियम 1962 के नियम 57 ( सी / ग ) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त सदस्यों देनदारों एवं लेनदारों 
को एतद्द्वारा सूचित करता हूं कि उनकी जो लेनदारी एवं देनदारी शेष हों , दावे लिखित में सप्रमाण इस सूचना के प्रकाशन 


दो माह के भीतर मेरे समक्ष कार्यालय उपायुक्त सहकारिता सिवनी ( जनपद पंचायत परिसर सिवनी ) में कार्यालयीन दिवस 
मे व मेरे प्रवास की स्थिति में कार्यालय उपायुक्त सहकारिता के माध्यम से प्रस्तुत किये जावें . सूचना प्रकाशन जारी दिनांक 
से 60 दिन के अवधि समाप्त होने के पश्चात् कोई भी दावे मान्य नहीं होंगे तथा समिति का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम 
प्रतिवेदन उप पंजीयक सहकारी संस्थायें , जिला सिवनी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा . 


यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सभी सहकारी संस्थाओं से संबंधित कोई भी प्रभार , अभिलेख एवं जखीरा 
स्टॉक किसी व्यक्ति / सदस्य के पास हो तो वह भी मुझे कार्यालय , उपायुक्त सहकारिता सिवनी में कार्यालयीन दिवस व समय 
में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें . उक्त अवधि के पश्चात् उपरोक्त सहकारी समितियों का प्रभार अभिलेख , स्कंध आदि यदि किसी 
के पास होना पाया जाता है तो उसके विरुद्ध की जाने वाली वैधानिक कार्यवाही के परिणामों हेतु वह व्यक्तिगत रूप से 
उत्तरदायी होगा . 

यह सूचना पत्र आज दिनांक 29 अगस्त 2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया . 

( G - 1602 ) 


ध्रुव कुमार झारिया , अकेक्षण अधिकारी एवं परिसमापक . 


1026 


क्र . 15070- TDS - 04 - UJN - 2022-26 / 22 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2022 

कार्यालय , उज्जैन विकास प्राधिकरण , उज्जैन 

विशाला भवन , भरतपुरी प्रशासनिक क्षेत्र , देवास रोड , उज्जैन- 456010 


1 


ग्राम निमनवासा तहसील कोठी महल जिला उज्जैन 

क्र . 

भू स्वामी का नाम 


6 


10 


मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 , सन् 1973 ) की धारा 50 की उप - धारा ( 2 ) के 
अधीन एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि उज्जैन विकास , उज्जैन नगर विकास योजना क्रमांक TDS- 04/2022 
अर्थात् ग्राम निमनवासा एवं कोठी महल में योजना बनाने के प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 23 अगस्त 2022 
को अनुमोदित किया गया है । स्कीम में सम्मिलित किये गये खसरा क्रमांक निम्नानुसार हैं 


प्ररूप सत्रह 

( नियम 19 ( 4 ) देखिए } 

धारा 50 की उप - धारा ( 2 ) के अधीन नगर विकास योजना बनाने के आशय की घोषणा की सूचना 


2 

हरभजनसिंह पिता तीरथसिंह 

3 

हरभजनसिंह पिता तीरथसिंह 

4 

सुरजीतसिंह पिता तीरथसिंह 
5 सुरजीतसिंह पिता तीरथसिंह 

रणजीतसिंह पिता तीरथसिंह 


हरभजन सिंह हरवंश सिंह सुरजीत सिंह चरण सिंह रणजीत 
सिंह पिता तीरथ सिंह 


निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित 


J 


7 सिखा 

गृह 

8 उल्हास गंधे पिता वेंकवें टेश्वर गंध 

9 

भेरूलाल पिता मुकुन्दराम 

10 अर्पणागह पिता निर्माणसंस्था 

11 | यथार्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा . लि . द्वारा डायरेक्टर राकेश शर्मा पिता 

भगवान लाल शर्मा 

12 ललिता पति तेजकरण परमार 

13 

यथार्थ ईन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा . लि . द्वारा डायरेक्टर राकेशशर्मा पिता 
भगवान लाल शर्मा 


14 ललिता पति तेजकरण परमार 


15 जुही पति प्रदीप विशनवानी 

16 गिरीराजपरमार पिता चैनसिंह 


17 हर्षित पिता तेजकरण परमार 

18 श्रीमती चंदनबाला पुत्री जमनालाल जैन 

19 रुगनाथ पिता नारायणजी 

20 सुरेश पिता नारायणजी 


खसरा क्रमांक 


164 / 1 / मिन -1 


उज्जैन , दिनांक 9 सितम्बर 2022 


165 / मिन - 1 

170/1 

175/1 

175/2 


175/3 

175/4 


164 / 1 / मिन -2 0.100 

164 / 1 / मिन -3 

0.100 

164 / 1 / मिन -4 

0.100 

164 / 1 / मिन -5 

0.100 

164 / 1 / मिन -6 

0.100 

164/2 

0.400 

0.800 

0.195 

0.425 

0.627 


175/5 

175/6 


175/7/1 

175/7/2 

175/8 

176/1/1 

176/1/2 


कुल 
क्षेत्रफल 

हेक्टेअर 


0.100 


[ भाग 3 ( 1 ) 


0.843 

0.213 


0.627 

0.209 

0.209 

0.209 

0.213 

0.418 

0.418 


योजना में 

सम्मिलित 

क्षेत्रफल 


0.100 


0.100 

0.100 

0.100 

0.100 

0.100 

0.400 

0.800 

0.195 

0.425 

0.627 


0.843 

0.213 


0.627 

0.209 

0.209 

0.209 

0.213 

0.418 

0.418 


भाग 3 1 ) ] 


21 महेश पिता नारायण 

22 

कमल पिता नारायण 


23 

कमल पिता नारायण 

24 राजेश पिता नारायण 

25 

26 

27 

28 

29 

30 शीतलखरे पुत्री विनोद खर 

31 


32 

33 

34 

35 


36 

37 

38 

39 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2022 


सुन्दरलाल पिता नारायण 
उमेश पिता नारायण 

जाकिरपटेल पिता दाऊदपटेल 

जाकिर पटेल पिता दाऊदपटेल 

जाकिर पटेल पिता दाऊदपटेल 


50 


जाकिर पटेल पिता दाऊदपटेल 


शंकरलालसरजू बाई दर्यावसिंह पुनाजी पिता रेशमबाई 
शंकरलालसरजू बाई दर्यावसिंह पुनाजी पिता रेशमबाई 
शंकरलालसरजू बाई दर्यावसिंह पुनाजी पिता रेशमबाई 
जनारायण कैलाश ओमप्रकाश राजेन्द्र पिता शिवनारायण 


कालूराम सुंदरबाई पिता लक्ष्मण 

त्रिलोकसिंह इन्दरसिंह पिता हरनामसिंह 


कालूराम सुंदरबाई पिता लक्ष्मण 

कालूराम सुंदरबाई पिता लक्ष्मण 


40 

कालूराम सुंदरबाई पिता लक्ष्मण 
41 कालूराम सुंदरबाई पिता लक्ष्मण 

42 

शंकरलाल सरजू बाई दर्यावसिंह पुनाजी पिता रेशमबाई 

43 

श्री महाकालेश्वर मन्दिर 

44 

श्री महाकालेश्वर मन्दिर 

45 

श्री महाकालेश्वर मन्दिर 

46 श्रीमती धापूबाई बैवा अमरसिंह गजेन्द्र पिता अमरसिंह 
भावनादेवी पति महेश 
48 मालती पति रामसिंह 

47 


श्रीमती धापूबाई बैवा अमरसिंह गजेन्द्र पिता अमरसिंह 
उमेश 
रूगनाथ सुरेश महेश कमल राजेश सुन्दरलाल कुमार 
पिता नारायणजी सरजूबाई बेवा नारायणजी रामगोपाल पिता 
कन्हैयालाल 

51 तेजनारायण कैलाशराजेन्द्र ओमप्रकाश पिता शिवनारायण 
मनुबाई भगवान लाल जगदीश मांगीलाल 

52 


सत्यनारायण बेवा परुषोत्तम मांगीलाल 

53 मनुबाई भगवानलाल , जगदीश मांगीलाल सत्यनारायण बेवा 
परुषोत्तम मांगीलाल 

54 

लीलाबाई मांगीलाल पीरा बेवा ताराबाई 


176/1/3 

176/1/4 

176/2/1 

176/2/2 

176/2/3 

176/2/4 

177/1 

177/2/1 

177/2/2 

177/3 

178 

180/1 

180/2 

180/520/1 

181/1/1 , 181/1/2 


182 

183/2 

184/1 

184/2 

186 

187/1 

187/2 

188 

189 

190 

191/1/1/1 

191/1/1/2 

191/1/1/3 

191/1/2 

193/1 


193/2 

194 


195 


196/1/1 


0.418 

0.209 

0.209 

0.418 

0.418 

0.418 

0.109 

0.035 

0.060 

0.015 

0.167 

0.440 

0.020 

0.314 

3.690 

0.167 

0.400 

0.436 

0.013 

0.272 

0.053 

0.250 

0.052 

1.379 

0.230 

0.127 

0.004 

0.004 

0.045 

2.519 


1.672 

0.251 


0.125 


0.392 


0.418 

0.209 

0.209 

0.418 

0.418 

0.418 

0.109 

0.035 

0.060 

0.015 

0.167 

0.440 

0.020 

0.314 

3.690 

0.167 

0.400 

0.436 

0.013 

0.272 

0.053 

0.250 

0.052 

1.379 

0.230 

0.127 

0.004 

0.004 

0.045 

2.519 


1.672 

0.251 


0.125 


0.392 


1027 


1028 


60 

61 


55 

56 

57 

58 मनुबाई भगवान लालजगदीश मांगीलाल सत्यनारायण बेवा 

परुषोत्तम मांगीलाल 

59 

मनुबाई भगवान लालजगदीश मांगीलाल सत्यनारायण बेवा 
परुषोतममांगी लाल 

उमेश गुप्ता निकिता उमेशगुप्ता पिता कृष्ण मूर्ति 

श्रीमती रेशमबाई पति कन्हैयालाल मदनलाल ईश्वरलाल दरबार 
कन्हैयालाल 

62 

अन्तरसिंह पिता भगवान 

63 सम्पतबाई बेवा भगवान 

64 

डादीपक पिता बजरंगप्रसाद 

65 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2022 


70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 


कुर्बानबेग पिता अब्बनबेग 

मनुबाई भगवान लालजगदीश मांगीलाल सत्यनारायण बेवा 
परुषोत्तममांगी लाल 


84 


मनुबाई भगवान लालजगदीश मांगीलाल सत्यनारायण बेवा 
परूषोत्तममांगी लाल 


66 

67 

हेमराज नंदकिशोर राधाकिसन हरिराम पिता फूलकुंवसंतोष 

68 

नोरा जौसेफ पिता ए . एम . हेमिल्टन 

69 हेमराजनंदकिशोर राधाकिसन हरिराम पिता 


दीपक अग्रवाल बजरंगलाल सुनीता मुरलीधर बागडिया पिता 
किरण रवि अग्रवा राजेद्र 

श्री महाकालेश्वर मन्दिर 


फूलकुंव संतोष 

हेमराज नंदकिशोर राधाकिसन हरिराम पिता फूलकुंवसंतोष 

श्री महाकालेश्वर मन्दिर : 


श्री महाकालेश्वर मन्दिर 

शंकर लाल सरजू बाई दर्यावसिंह पुनाजी पिता रेशमबाई 
कालूराम सुंदरबाई पिता लक्ष्मण 


कालूराम सुंदरबाई पिता लक्ष्मण 

कालूराम सुंदरबाई पिता लक्ष्मण 

याकूब पिता हसनखाँ 


कुबराबाईलिया कतशाकीर अफसर ईकबाल पिता नूरमोहम्मद 
ईस्माइल यूनूस पिता अली मोहम्मद 

शंकरलालसरजू बाई दर्यावसिंह पुनाजी पिता रेशंमबाई 


विनीतागुप्ता पति उमेश गुप्ता 

82 ईशा गुप्ता पिता उमेश 

ऐश्वर्या 
गुप्ता उमेश 
गुप्ता गुप्ता 
श्यामसिंह पिता समरतसिंह योगेंद्रसिंह पिता श्यामसिंह रंजीता 

83 

कुंवरपतियोगेंद्रसिह राजकुंवर पति श्यामसिंह 

श्याम सिंह पिता समरतसिंह योगेंद्रसिंह पिता श्यामसिंह रंजीता 
कुंवरपतियोगेंद्र सिह राजकुंवर पति श्यामसिंह 


205/522/1 

214 


215 


216 


214/517/1 


217/1 

217/2 


217/3/1 

217/3/2 

217/3/3 

217/4 


224 

225 


227/1/1 , 227/2/2 

228/2 


229/1/2 

230 

231 

232 

233 

234 

235 

236/1 

236/2 

236/3 

237 


243/1/1/1 

243/1/1/2 

243/1/1/3 


243/1/1/4 


0.491 

0.073 


0.052 


0.094 


2.006 


0.967 

0.967 


0.322 

0.323 

0.322 

0.967 


3.941 

0.219 

2.508 

0.794 


0.564 

1.097 

2.341 

0.125 

0.314 

0.397 

0.251 

0.108 

0.108 

0.108 

0.219 

1.568 

1.567 

1.568 


1.568 


[ 


भाग 3 ( 1 ) 

1 ) 


0.491 

0.073 


0.052 


0.094 


2.006 


0.967 

0.967 


0.322 

0.323 

0.322 

0.967 


3.941 

0.219 

2.508 

0.794 


0.564 

1.097 

2.341 

0.125 

0.314 

0.397 

0.251 

0.108 

0.108 

0.108 

0.219 

1.568 

1.567 

1.568 


1.568 


भाग 3 ( 1 ) ] 


85 

राजेश पिता कैलाशनारायण 

86 अशोककुमार पिता गोपीलाल 

87 श्रीमतिकमले केलाशचन्द्रअग्र वाल मिथलेश पिता सत्यानारायण 

88 

89 


श्रीराम मंदिर उज्जैन पिता महतराम अखाड़ा 

अंतरीक्ष मोहीत मनुश्री पिता शिवनारायण , शिवनारायण पिता 
कालुराम 

90 उमेश पिता नारायण 

91 

92 

93 

94 

95 सुन्दरलाल पिता नारायण 

96 

राजेश पिता नारायण 

97 

कमल पिता नारायण 

98 महेश पिता नारायण 
99 नारायण पिता भेरूजी 


सुन्दरलाल पिता नारायण 

राजेश पिता नारायण 

कमल पिता नारायण 

उमेश पिता नारायण 


100 | सुरेश पिता नारायणजी 

101 रुगनाथ पिता नारायणजी 

102 नारायण पिता भेरूजी 

103 

नारायण पिता भेरूजी 


1 

( शासकीय ) 

2 

( शासकीय ) - नाला 

3 

( शासकीय ) - नाला 

4 

( शासकीय ) - नाला 

5 

( शासकीय ) - नाला 

6 

( शासकीय ) - नाला 

- 

7 ( शासकीय ) - पशु विश्राम 


8 ( शासकीय ) - नगरीय भूमि 

9 

( शासकीय ) - नगरीय भूमि 

- 

10 ( शासकीय ) - नगरीय भूमि 

11 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2022 


( शासकीय ) - नगरीय भूमि 

- 

12 ( शासकीय ) - नगरीय भूमि 

13 ( शासकीय ) - नगरीय भूमि 

14 ( शासकीय ) नगरीय भूमि 


XX 


15 ( शासकीय ) - विकास प्राधिकरण 

16 | ( शासकीय ) दरगाह 


243/2 

243/3/1 

243/4/1 

244 

245 


247/1 

247/2 

247/3 

247/4 

248/1 

248/2 

248/3 

248/4 

248/5 

248/518 

248/6 

248/7 

253 

254/1 


157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164/3 

165 / मिन -2 

166 

167,169 / 2,183 / 1 


168 , 169 / 2,185 

170/2 , 171,172 / 1 

172/2 , 174 


176/3 

179 


1.679 

0.200 

0.200 

2.957 

3.386 


0.266 

0.266 

0.266 

0.268 

0.281 

0.281 

0.281 

0.278 

0.546 

0.010 

0.546 

0.546 

0.125 

0.055 


योग 


0.157 

0.366 

0.063 

0.084 

0.094 

0.094 

0.554 

0.756 

0.235 

0.084 

2.087 

1.63 

1.206 

1.401 

1.641 

0.084 


1.679 

0.200 

0.200 

2.957 

3.386 


0.266 

0.266 

0.266 

0.268 

0.281 

0.281 

0.281 

0.278 

0.546 

0.010 

0.546 

0.546 

0.125 

0.055 

60.122 

0.157 

0.366 

0.063 

0.084 

0.094 

0.094 

0.554 

0.756 

0.235 

0.084 

2.087 

1.630 

1.206 

1.401 

1.641 

0.084 


1029 


1030 


17 ( शासकीय ) - बाबड़ी 

18 ( शासकीय ) - विकास प्राधिकरण 

19 ( शासकीय ) - नगरीय भूमि 

20 

( शासकीय ) - गड्ढा ( पानी ) 

21 


( शासकीय ) नगरीय भूमि 


22 ( शासकीय ) 

23 ( शासकीय ) 


❤ 


- 


अन्य अर्ध शासकीय विभाग 


24 ( शासकीय ) ( शासकीय ) - परिवर्तित भूमि 226/2 

25 

( शासकीय ) - नगरीय भूमि 

( शासकीय ) - नगरीय भूमि 


26 

27 ( शासकीय ) - नगरीय भूमि 
28 | ( शासकीय ) - नगरीय भूमि 
( शासकीय ) - नगरीय भूमि 

29 ( शासकीय ) 
30 ( शासकीय ) 

31 ( शासकीय ) - रास्ता 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2022 


32 

33 ( शासकीय ) नाला 

34 ( शासकीय ) - नाला 

35 ( शासकीय ) - नगरीय भूमि 


- 


( शासकीय ) - निस्तार बंजर 


- 


ल 


ग्राम कोठी महल तहसील कोठी महल जिला उज्जैन 

1 

( शासकीय ) 

2 

( शासकीय ) 

3 

( शासकीय ) 

4 

( शासकीय ) 

5 

( शासकीय ) 

6 

( शासकीय ) 

7 

( शासकीय ) 

8 

( शासकीय ) 

9 

( शासकीय ) 

10 

( शासकीय ) 

11 

( शासकीय ) 

12 

( शासकीय ) 

13 

( शासकीय ) 

14 

( शासकीय ) 

15 

( शासकीय ) 

16 

( शासकीय ) 

17 

( शासकीय ) 


180/520/2 

181/2 

191/2 

192 

196/1/2 

198/3 , 198/4 

214/517/3 

229/2 

227/1 

227/2 

228/1 

229/1/1 

243/3/2 

246 

249 

250 

251 

252 

254/2 


14/2 

15/1 . 

17/1/1 . 

17/1/2 . 

18 

19 

20 , 21/1 

21/1 . 
21/174 . 

Z 52 ( 21/175 ) 

22 
22/175 . 

23 / 1,23 / 176 . 

23/2 . 
23/176 . 

24 , 20 , 21/174 

25 


0.021 

1.891 

2.445 

0.272 

1.186 

1.672 

0.146 

0.01 

3.606 

1.359 

0.794 

0.554 

C.845 

0.063 

0.23 

0.543 

0.199 

0.261 

0.279 


[ भाग 3 ( 1 ) 


योग 


1.494 

0.93 

1.411 

1.003 

3.041 

0.157 

2.55 

0 

0.146 

0.095 

0.105 

0.052 

1.923 

0.115 

0 

1.306 

0.052 


0.021 

1.891 

2.445 

0.272 

1.186 

1.672 

0.146 

0.010 

3.606 

1.359 

0.794 

0.554 

0.85 

0.063 

0.230 

0.54 

0.199 

0.26 

0.28 

26.912 


1.494 

0.930 

1.411 

1.003 

3.041 

0.157 

2.550 

0.000 

0.146 

0.095 

0.105 

0.052 

1.923 

0.115 

0.000 

1.306 

0.052 


11.1 


भाग 3 ( 1 ) ] 


18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2022 


( शासकीय ) 
( शासकीय ) 

( शासकीय ) 

( शासकीय ) 

( शासकीय ) 

( शासकीय ) 

( शासकीय ) 

( शासकीय ) 

( शासकीय ) 

( शासकीय ) 

( शासकीय ) 

( शासकीय ) 


G - 1603 ) 


H 


26 

27 ( 5 ) 

28 ( 5 ) 

29/1 ( S ) 

30 ( S ) 

31 ( S ) 

32 ( 5 ) 

33 ( S ) 

34/1 ( S ) 

35/1 ( S ) 

Z 35 ( 36/1 ) 

Z 39 ( 39/3 ) 


0 

2.466 

2.466 

1.682 

0.136 

1.306 

8.57 

2.09 

0.637 

5.341 

1.134 

0.078 


योग 

नगर विकास योजना टीडीएस -04 में सम्मिलित कुल भूमि 


1031 


0.000 

2.466 

2.466 

0.084 

0.136 

1.306 

8.570 

2.090 

0.637 

5.341 

1.134 

0.078 

38.688 

125.722 


प्रारूप नगर विकास स्कीम में अंतिम भूखण्ड का आवंटन उपरोक्त दर्शाई गई भू - धारिता तथा स्वामित्व के 
आधार पर आवंटित किया जावेगा , भू - धारिता अथवा तालिका में दर्शाये गये क्षेत्रफल में किसी विसंगति को , अथवा इस 
सूचना के प्रकाशन से पूर्व किसी उपविभाजन ( सबडिवीजन ) को ; सुसंगत प्रलेखों के साथ इस सूचना के जारी होने की 
तिथि से पंद्रह दिवस के भीतर जानकारी में लाया जाएगा । 


यह भी सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन के पश्चात् अंतिम भूखण्ड के आवंटन के प्रयोजन हेतु 
मूल भूखण्ड में किये गये किसी उपविभाजन पर विचार नहीं किया जाएगा । 


आशीष कुमार पाठक , मुख्य कार्यपालन अधिकारी . 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2022 . 


इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


क्रमांक 37 ] 


मे ध्य प्रे 


सत्यमेव 


शासन 
. 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 

प्राधिकार से प्रकाशित 

भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 16 सितम्बर 2022 - भाद्र 25 , शक 1944 


भाग 3 ( 2 ) 

सांख्यिकीय सूचनाएं 


73 


( कुछ नहीं ) 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2022 . 


